रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2533 ] 
No. 2533 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


3917 GI / 2022 


सी.जी. डी . एल . अ . - 10062022-236467 


CG - DL - E - 10062022-236467 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 10 , 2022 / ज्येष्ठ 20 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 10 , 2022 / JYAISHTHA 20 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जून , 2022 


का.आ. 2660 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में NH227A के कि.मी. 0 से कि.मी .55 ( विशेष 
भूमि अध्याप्ति अधिकारी , बस्ती ) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 13 अप्रैल 2022 " 
को " हिंदी दैनिक पेपर अमर उजाला " और " हिंदुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे 
और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर दिया है 

; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में NH227A के कि.मी. 0 से कि . मी . 55 ( विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी , बस्ती ) के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 

राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

जिले का नाम : बस्ती 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


1 


3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 

3 

तालुक का नाम : बस्ती सदर 

गांव का नाम : पिपरापाती एहतमाली 


412 


2 415 


439 


निजी 


निजी 


निजी 


खेती 


खेती 


खेती 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


5 


0.0086749 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


0.0105922 रामप्यारे 
( 412 ) 


0.0077115 


6 


किशोर पुत्र भरोस , श्रीमती गजराजी पत्नी 


प्रमोद ( नाबालिक - 17 वर्ष ) रामचरन 
श्रीमती सुमित्रा देवी , प्रदीप कुमार 
( नाबालिक 15 वर्ष ) रामचरन श्रीमती 
सुमित्रा देवी , श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी 
रामचरन , रामदास / कोदई . 

( 415 ) 


फेरई / मोहरबली , झिनकान / 

मोहरबली , भुलई / मोहरबली , रामराज 
' त्रिलोकी , विजयराज / रामराज , 
हरिओम प्रकाश / रामराज , मातादीन / 
ठाकुर , सुरेश / नौकर , रामसहाय / राम 
ओतार , महदेई / राम नौकर , रामदुलारे / 
रामसुभग , हरिश्चंद्र / रामसुभग , बजरंग / 
रामसुभग , सुग्रीव / रामसुभग , जामवन्त 
/ रामसुभग , 
( 439 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


441 


गांव का नाम : पिपरपाती मुश्तहकम 


243 


244 


245 


467 


निजी 


1151 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


तालुक का नाम : हरैया 
गांव का नाम : बैरागल 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


खेती 


खेती 


खेती 


खेती 


खेती 


खेती 


कुल 


0.0045944 


0.0094061 


0.0594218 


0.0121289 


0.0411111 


सालिक राम पुत्र रामकरन , हरिराम पुत्र 
| रामचल , रामस्वरूप पुत्र बिंदेसरी , 
श्रीमती सुभावती देवी पत्नी रामललित , 
श्रीमती अनीता देवी पत्नी सुनील कुमार , 
( 441 ) 


साहेबराम / सूर्यवली , सिपाहीराम / 
0.0076035 सूर्यवली , बाबूराम , / सूर्यवली , श्रीमती 

मुरता देवी / सूर्यवली , ( 245 ) 


0.1612444 


गुल्लू / बिजई , पट्टू / मगरू , रामदेव / 
मगरू , कुमार / हरखू , रामसिहिट / 
जयराम , बंजर , 

( 243 ) 


गुल्लू / बिजई , पट्टू / मगरू , रामदेव 
/ मगरू , गंगादीन / रमाकुमार , 

| रामसरन / रमाकुमार , ( 244 ) 


शिव प्रेसड् / रामफर , संतराम / रामफर , 
ओम प्राकाष / रामफर , रामनावल / 
रामफर , चेन्ड्रा प्राकाष् / रामफर , 
राममिलन / देबराम , बंशीलाल / नग्गू , 
हरिलाल / नग्गू , हबलाल / बुद्धू , 
चविलाल / बुद्धू , ( 467 ) 


तुफेल अहमद पुत्र करामत अली , जुबेर 
अहमद पुत्र करामत अली , सराफत अली 
पुत्र करामत अली , तकदीर अली पुत्र 
करामत अली , वारिक पुत्र करामत 
अली , खालिक पुत्र करामत 
अली , जाहिदाखातून पत्नी करामत अली , 
( 1151 ) 


3 


[ फा . सं . 3951NH / 81N / 18 / 3D1 ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


4 


New Delhi , the 10th June , 2022 

S.O. 2660 ( E ) . 

Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways ,, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation of NH227A on the stretch of land 
from Km 0 to Km 55 ( SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER , BASTI ) in the district of BASTI in the state of 
UTTAR PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindi Dainik amar ujala ” and “ The 
Hindustan Times " both Dated 13 April 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent 
authority has submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : UTTAR PRADESH 

Sr. 

No. 


1 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH227A in the stretch 
of land from Km . 0 to Km . 55 ( SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER , BASTI ) in the district of BASTI 
in the state of UTTAR PRADESH 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


1 


3 


Survey 
Number 


412 


2 415 


2 


439 


Taluk : Basti Sadar 

Village : Piprapati Ahatmali 


Type of Land 


Private 


Private 


3 


Private 


District : BASTI 

Nature of 
Land 


4 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


5 


0.0105922 


Agriculture 0.0086749 


Agriculture 0.0077115 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 


Kishor S / o Bharos , Smt . Gajraji W / o 
Rampyare 
412 


Pramod ( Nablik -17 year ) Ramcharan 
Smt.Sumitra Devi , Pradeep Kumar 
( Nablik - 15 year ) Ramcharan 

Smt . Sumitra Devi , Smt . Sumitra Devi 
W / O Ramcharan , Ramdas / Kodai 

415 


Ferai / Moharbali , Jhinkan / Moharbali , 
Bhulai / Moharbali , Ramraj / Triloki , 
Vijayraj / Ramraj , Hariom Prakash / 
Ramraj , Matadin / Thakur , Suresh / 
Naukar , Ramsahay / Ram otar , 
Mahdaie / Ramnaukar , Ramdulare / 
Ramsubhag , Harishchandra / 
Ramsubhag , Bajrang / Ramsubhag , 
Sugrev / Ramsubhag , Jamvant / 
Ramsubhag 
439 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


5 


441 


∞ 


6 244 


1 


Village : Piprapati Mustahkam 


243 


7 245 


467 


Private 


1151 


Private 


Private 


Private 


Private 


Taluk : Harraiya 

Village : Bairagal 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agriculture 0.0045944 


Agriculture 0.0094061 


Agriculture 0.0594218 


Agriculture 0.0076035 


Agriculture 


Agriculture 


TOTAL 


0.0121289 


0.0411111 


0.1612444 


Salik Ram S / o Ramkaran , Hariram S / o 
Ramachal , Ramswasth S / o Bindesari , 
Smt . Subhavati Devi W / o Ramlalit , 
Smt . Anita Devi W / o Sunil Kumar , 
441 


Gullu / Bijai , Pattu / Magru , Ramdev / 
Magru , Kumar / Harkhu , Ramsihit / 
Jairam , Banjar , 

243 


Gullu / Bijai , Pattu / Mangroo , 
Ramdev / Mangroo , Gangadeen / 
Ramakumar , Ramsaran / Ramakumar , 


244 


Sahebram / Suryavali , Sipahiram / 
Suryavali , Baburam / Suryavali , Smt . 
Murta Devi / Suryavali , 

245 


Shiv Prasad / Rampher , Santram / 
Rampher , Om Prakash / Rampher , 
Ramnaval / Rampher , Chandra Prakash 
Rampher , Rammilan / Debaram , 
Banshilal / Naggu , Harilal / Naggu , 
Hublal / Buddhu , Chavilal / Buddhu , 
467 


Tufail Ahmed S / o Karamat Ali , Jubair 
Ahmed S / o Karamat Ali , Sarataf Ali 
S / o Karamat Ali , Takdeer Ali S / o 
Karamat Ali , Varik S / o Karamat 
Ali , Khalik S / o Karamat Ali , Jahida 
Khatun w / o Karamat Ali , 
1151 


5 


[ F. No. 3951NH / 81N / 18 / 3D1 ] 
RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ 

Digitally signed by 
MANOJ KUMAR VERMA 

KUMAR VERMA Date : 2022.06.10 21 : 4209 

+05 30 


